निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 85 ) 


29 फाल्गुन 1933 ( श ) 
पटना, सोमवार , 19 मार्च 2012 


कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा 


कार्यालय - आदेश 

21 जून 2011 
सं0 1384 — अनुकम्पा समिति की संपन्न बैठक दिनांक 30 जून 2010 में लिए गये निर्णय के आलोक में 
जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष अनुकंपा समिति , नवादा का कार्यवाही पत्रांक 250 / स्थापना, दिनांक 31. मई 2011 
के पर्याप्त अनुसंशा के आलोक में श्री रौशन कुमार, पिता स्व0 रधुनन्दन सिंह, भूतपूर्व आदेशपाल , राजकीय कृत 
उच्च विद्यालय, पकरिया, नवादा ग्राम - पकरिया , पोस्ट - ओढ़नपुर , जिला - नवादा को वेतनमान 5200 - 20200 एवं 
सरकार द्वारा समय - समय पर देय भत्ते के साथ अनुकंपा के आधार पर राजकीय कृत उच्च विद्यालय , कोनन्दपुर , 
अंचल - वारिसलीगंज, जिला - नवादा में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति कर पदास्थापित किया जाता है : 
शर्ते : 
01. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान प्रभारी प्रधानाध्यापक , + 2 उच्च माध्यमिक 

विद्यालय, कोनन्दपुर ( नवादा) के समक्ष समर्पित करना होगा । 
02. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्गत 

चिकित्सा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
03. दहेज नहीं लेने देने संबंधी एक शपथ पत्र जो कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालय में निष्पादित हो प्रस्तुत 

करना होगा । शपथ पत्र में यह अंकित करना होगा कि विवाहित होने के स्थिति में पति / पत्नी जीवित 

रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेंगे । 
04. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है । नियुक्ति के उपरांत यदि किसी समय भी आपके द्वारा समर्पित 

शैक्षणिक योग्यता या अन्य प्रमाण पत्रों में कोई धोखाघड़ी या जालसाजी पायी गई तो मात्र कारण पृच्छा 
मांगकर आपको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा तथा आपके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भी 

दायर किया जाएगा । 
05. योगदान के उपरांत एक वर्ष के अंदर किसी समय आपकी टंकण तथ कम्प्यूटर योग्यता की जॉच की 

जायेगी, जिसमें क्षमता संतोषप्रद पाये जाने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी । 
06. योगदान के समय अपना दो पासपोर्ट साईज फोटो तथा सादी सेवा पुस्तिका की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी 

होगी । 
07. योगदान के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 19 मार्च 2012 
08. किसी भी अपराधिक मुकदमा अथवा बाद में संलिप्ता नहीं रही है, इस आशय का एक शपथ पत्र 

कार्यपालक दण्डाधिकारी के कार्यालय में निष्पादित हो देना होगा । 
09. आपके चरित्र का सत्यापन आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराया 

जायेगा । अगर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो आपकी नियुक्ति रद्द करते हुए 

नियम संगत कार्यवाई की जायेगी । 
10 . नियुक्ति के उपरांत आप पर बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी । 
11. योगदान के समय सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा । 

आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
जिला शिक्षा पदाधिकारी , नवादा । 


| 


पत्रांक / | नाम एवं पिता । ग्राम - पोस्ट - | जिला । जति 
दिनांक का नाम 

थाना 
1384 / रौशन कुमार | ग्राम - पकरिया | नवादा | कहार 
21.06.11 | पिता स्व० पोस्ट - ओढ़नपुर 

(चंद्रवंशी ) 
रधुनन्दन सिंह | थाना - मुफस्सिल 


शैक्षणिक । जन्म तिथि - योगदान की | वेतनमान | अभ्युक्ति 
योग्यता 

तिथि 
इण्टरमिडिएट | 10. 11. 1984 19.07. 2011 5200 - 

20200 


आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, 

स्थापना ( नवादा) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 85 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


